निबंधन संख्या पी0टी0 -40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 231 ) 


6 ज्येष्ठ 1933 ( AO ) 
पटना, शुक्रवार , 27 मई 2011 


सं0 4 तक विविध – 213 / 2010 ( छाया ) - 1706 

उद्योग विभाग 


- 


- 


- 


- 


- 


संकल्प 

27 दिसम्बर 2010 
विषयः — औद्योगिक प्रोत्साहन नीति - 2006 का अवधि विस्तार ( Extension ) 31 दिसम्बर, 2011 तक अथवा नई 

नीति अधिसूचित होने तक , जो भी पहले हो , के लिए विस्तारित किए जाने के संबंध में । 

औद्योगिक प्रोत्साहन नीति - 2006, ज्ञापांक 1162, दिनांक 15 जुलाई 2006 द्वारा निर्गत किया गया है । यह 
नीति दिनांक 01 अप्रील 2006 से पाँच वर्षों के लिए अर्थात 31 मार्च 2011 तक प्रभावी है । 

औद्योगिक प्रोत्साहन नीति - 2006 जो दिनांक 01 अप्रील 2006 से दिनांक 31 मार्च 2011 तक प्रभावी है , की 
अवधि 31 दिसम्बर 2011 तक अथवा नई नीति अधिसूचित होने तक, जो भी पहले हो , के लिए विस्तारित की 
जाती है । 
आदेश: - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार गजट के अगले अंक में प्रकाशित किया जाए तथा इसकी 
सूचना सभी संबंधित विभागों एवं पदाधिकारियों को दी जाए । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से, 

सी0 के0 मिश्रा, 
प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 231- 571 + 500 -डी०टी०पी० । 

Website: http:// egazette. bih. nic .in 


